निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 चैत्र 1932 ( श ) 
पटना , बुधवार , 31 मार्च 2010 


( सं० पटना 218 ) 


गृह (वि0 ) विभाग , पटना 


- 


- 


- 


संकल्प 

30 मार्च 2010 
सं0 के / कारा / बजट 04/ 07 - 4243 — बिहार कारा हस्तक के नियम 1256 के 
प्रावधानाधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार बिहार कारा हस्तक में 
तुरन्त के प्रभाव से निम्नांकित संशोधन करती है: 
संशोधन 

( 1 ) बिहार कारा हस्तक के नियम 1256 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया 
जाता है : 

बिहार कारा हस्तक नियम 1256: 

राज्य अवस्थित काराओं के लेखा का संचालन बिहार कोषागार संहिता के 
नियम 3 1 5 से 322 तथा समय - समय पर सरकार द्वारा विहित निर्देशों के द्वारा 
किया जायेगा । 
( 2 ) बिहार कारा हस्तक के नियम 1259 को विलोपित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी , 
गृह सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 218 -571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


